RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 
Reg. No. MH /MR /South - 343 /2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६, अंक १० ]] 


बुधवार, एप्रिल ९ , २०१४ / चैत्र १९ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 

1st April 2014 
New Delhi 110 001, dated the 

11Chaitra , 1936 ( Saka) 


DIRECTION 


No. 576 / 3 /EVM /2014 /SDR - Vol- I. — Whereas, Section 61A of the Representation of the People 
Act , 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as 
may be prescribed , may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India 
may , having regard to the circumstances of each case specify ; and 

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the Parliamentary 
Constituencies and the Assembly Constituencies , and is satisfied that sufficient number of 
Electronic Voting Machines are available for taking the poll in all Parliamentary Constituencies 
of India , and all Assembly Constituencies of Andhra Pradesh , Arunachal Pradesh , Odisha and 
Sikkim and in the 27 Assembly Constituencies (as per Annexure -I) of Bihar, Gujarat, Himachal 
Pradesh , Madhya Pradesh ,Maharashtra , Mizoram , Uttar Pradesh , Tamil Nadu and West Bengal. 
The polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines 
and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines; 

3. Now , therefore , the Election Commission of India hereby specifies each of the 543 
Parliamentary Constituencies at the current General election , to the House of the People , 2014 , 
each of the 294 Assembly Constituencies of Andhra Pradesh , each of the 60 Assembly Constituencies 


( १ ) 


भाग चार - क - ३२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ९, २०१४ / चैत्र १९ , शके १ ९३६ 


of Arunachal Pradesh , each of the 147 Assembly Constituencies of Odisha and each of the 32 
Assembly Constituencies of Sikkim at the current General Election to the State Legislative 
Assemblies and the 27 Assembly Constituencies ( as per Annexure - I) of Bihar , Gujarat, Himachal 
Pradesh , Madhya Pradesh , Maharashtra , Mizoram , Uttar Pradesh , Tamil Nadu and West Bengal, 
from where bye -elections are being held as the constituencies in which the votes at the current 
General Elections to the House of the People and State Legislative Assemblies of the said States 
and the bye -elections to 27 assembly constituencies concerned in the said States , notified /to be 
notified on 13th March 2014,14th March 2014 , 15th March 2014 , 19th March 2014 , 29th March 
2014 , 2nd April 2014 , 12th April 2014 and 17th April 2014 , shall be given and recorded by means of 
Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules , 
1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the 
subject. 


By order , 


ASHISH CHAKRABORTY , 

Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, एप्रिल ९, २०१४ / चैत्र १ ९, शके १ ९३६ 


३ 


Annexure - 1 


Bye -elections to the Legislative Assembly Constituencies 


State 


Name of AC 


Date of Poll 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


AC 
No. 
( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


Bihar 


20 


Chiraia 


7th May , 2014 


2 


Bihar 


55 


Kochadhaman 


24th April 2014 


3 


Bihar 


57 


Baisi 


24th April , 2014 


4 


Bihar 


112 


Maharajganj 


7th May, 2014 


5 


Bihar 


145 


Sahebpur Kamal 


30th April , 2014 


6 


Gujarat 


1 


Abdasa 


30th April, 2014 


7 


Gujarat 


6 


Rapar 


30th April, 2014 


8 


Gujarat 


27 


Himatnagar 


30th April , 2014 


9 


Gujarat 


87 


Visavadar 


30th April, 2014 


10 


Gujarat 


90 


Somnath 


30th April , 2014 


11 


Gujarat 


96 


Lathi 


30th April, 2014 


12 


Gujarat 


157 


Mandvi (ST) 


30th April , 2014 
7th May , 2014 


13 


Himachal Pradesh 


37 


Sujanpur 


14 


Madhya Pradesh 


144 


Vidlsha 


24th April , 2014 


15 


Maharashtra 


33 


Risod 


10th April , 2014 


16 


Mizoram 


28 


Hrangturzo (ST ) 


9th April, 2014 


17 


Uttar Pradesh 


165 


Unnao 


30th April, 2014 


18 


Uttar Pradesh 


240 


Fatehpur 


30th April, 2014 


19 


Uttar Pradesh 


244 


Rampur Khas 


7th May , 2014 


20 


Uttar Pradesh 


247 


Vishwanath Ganj 


7th May, 2014 


21 


Tamil Nadu 


28 


Alandur 


24th April , 2014 


22 


West Bengal. 


10 


Kumargram (ST ) 


17th April, 2014 


23 


West Bengal 


16 


Maynaguri ( SC ) 


17th April , 2014 


24 


West Bengal 


86 


Santipur 


12th May , 2014 


25 


West Bengal 


91 


Chakdaha 


12th May , 2014 


26 


West Bengal 


256 


Katulpur (SC ) 


7th May , 2014 


27 


West Bengal 


274 


Galsi (SC ) 


30th April , 2014 


HIFT HT --- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ९, २०१४ / चैत्र १९ , शके १९ ३६ 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोका रोड , 


नई दिल्ली 110 001 , 

तारीख 


1 अप्रैल , 

2014 
11 चैत्र , 1936 ( शक ) 


अधिसूचना 


संख्या 576 /3 / ई.वी.एम. / 2014 / एस.डी.आर.खण्ड- 1.- यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित 
है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक 
मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें ; तथा 


2 . यतः आयोग ने सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और संतुष्ट है कि 
भारत के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा बिहार , 
गुजरात , हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों ( संलग्नक-1 के अनुसार ) 
में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें उपलब्ध है । मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन 
करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है । 

3 . अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा लोक सभा, 2014 के वर्तमान साधारण निर्वाचनों में सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों , 
आंध्र प्रदेश के सभी 294 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों , अरुणाचल प्रदेश के सभी 60 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों , ओडिशा के सभी 147 विधान 
सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा सिक्किम के सभी 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा बिहार , गुजरात, हिमाचल प्रदेश , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, मिजोरम , 
उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों ( संलग्नक -1 अनुसार ) में से प्रत्येक को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप मे विनिर्दिष्ट करता 
है , जहां 13 मार्च 2014, 14 मार्च 2014, 15 मार्च 2014, 19 मार्च 2014, 29 मार्च 2014, 2 एप्रिल 2014, 12 एप्रिल 2014 और 
17 एप्रिल 2014 को अधिसूचित किए गए अधिसूचित होने वाले लोक सभा तथा उपर्युक्त राज्यों की विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचनों 
तथा उपर्युक्त संबंधित राज्यों की 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप -निर्वाचनों में ,निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति 
से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय- समय पर अनुपूरक 
अनुदेश जारी किए गए है । 


. 


. 


आदेश से , 


आशीष चक्रवर्ती, 

सचिव । 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ९, २०१४ / चैत्र १९ , शके १९ ३६ 


५ 


संलग्नक -1 


विधान सभानिर्वाचन क्षेत्रों में उप -निर्वाचन 


क्रम 


राज्य 


मतदान की 


स . 


विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र संख्या 

( 3 ) 


विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र का नाम 

( 4 ) 


तिथि 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


बिहार 


20 


चिरैया 


7 मई , 2014 


2 


बिहार 


55 


कोचाधामन 


24 अप्रैल , 2014 
24 अप्रैल, 2014 


3 


बिहार 


57 


बायसी 


4 


बिहार 


112 


महाराजगंज 


5 


बिहार 


145 


साहेबपुर कमाल 


6 


गुजरात 


1 


अबडासा 


7 


गुजरात 


6 


रापर 


8 


गुजरात 


27 


हिंमतनगर 


9 


गुजरात 


87 


विसावदर 


7 मई, 2014 
30 अप्रैल , 2014 
30 अप्रैल, 2014 
30 अप्रैल , 2014 
30 अप्रैल, 2014 
30 अप्रैल , 2014 
30 अप्रैल , 2014 
30 अप्रैल, 2014 
30 अप्रैल , 2014 
7 मई, 2014 
24 अप्रैल, 2014 


10 


गुजरात 


90 


सोमनाथ 


11 


गुजरात 


96 


लाठी 


12 


गुजरात 


157 


मांडवी ( अ.ज.जा. ) 


13 


हिमाचल प्रदेश 


37 


सुजानपुर 
विदिशा 


14 


मध्य प्रदेश 


144 


15 


महाराष्ट्र 


33 


रिसोड 


10 अप्रैल , 2014 


16 


मिजोरम 


28 


हरांगतु | ( अ.ज.जा.) 


9 अप्रैल, 2014 


17 


उत्तर प्रदेश 


165 


उन्नाव 


30 अप्रैल, 2014 
30 अप्रैल , 2014 


18 


उत्तर प्रदेश 


240 


फतेहपुर 


19 


उत्तर प्रदेश 


244 


रामपुर खास 


7 मई , 2014 


20 


उत्तर प्रदेश 


247 


विश्वनाथगंज 


21 


तमिल नाडु 


28 


आलन्दुर 


22 


पश्चिम बंगाल 


10 


कुमारग्राम ( अ.ज.जा. ) 


23 


पश्चिम बंगाल 


16 


मैनागुड़ी ( अ.जा.) 
सान्तिपुर 


7 मई, 2014 
24 अप्रैल, 2014 
17 अप्रैल, 2014 
17 अप्रैल , 2014 
12 मई, 2014 
12 मई, 2014 
7 मई, 2014 
30 अप्रैल , 2014 


24 


पश्चिम बंगाल 


86 


25 


पश्चिम बंगाल 


91 


चकदहा 


26 


पश्चिम बंगाल 


256 


कतुलपुर ( अ.जा.) 


27 


पश्चिम बंगाल 


274 


गालसी ( अ.जा.) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


निवडणूक प्राथम्य 


क्रमांक सीईएल-२०१४ / प्र. क्र . ५ ९ ७ / १४ / ३३ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१४ . 


प्रत माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


( १) विभागीय आयुक्त ( सर्व) , 
( २ ) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी ( सर्व ), 
( ३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ ( सर्व). 

( *जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत ) 
( ४ ) निवडनस्ती . 


अ. ना . वळवी, 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य . 


